पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -16 ] रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 अगस्त , 2015 ई0 ( श्रावण 10 , 1937 शक सम्वत् ) [ संख्या -31 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


507-512 


1500 


493-499 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


1।। 


975 


975 


975 


975 


225-226 


975 


1425 


507 - क 


508 


उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2015 ई 0 ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


1 . 


2 . 


3 . 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

वित्त अनुभाग -6 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

01 जुलाई, 2015 ई ० 
155 / XXVII( 6 )-940-2014/ 2015- उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत ज्येष्ठ वेतनमान 
श्रेणी-2 ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 6600 में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उनकी वर्तमान 
तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी -1 ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 7600 में 
पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: 

श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव , 
श्री विक्रम सिंह जंतवाल , 
श्री मनीष कुमार उप्रेती, 
श्रीमती रूचिता तिवारी , 
श्री खजान चन्द्र पाण्डे, 
श्रीमती पूनम सोबती, 
श्री भूपेन्द्र प्रसाद काण्डपाल , 
श्रीमती अनीता आर्य, 

श्री नरेन्द्र सिंह, 
10 . 

श्री बीरेन्द्र कुमार । 
2. उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब पदोन्नत वेतनमान में कार्यभार ग्रहण कर 
कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । 

आज्ञा से , 
राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त ) । 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


वित्त अनुभाग -8 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

01 जुलाई , 2015 ई ० 
संख्या 561/2015/13( 100 )/ XXVII( 8)/01- तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 
चयन वर्ष 2015-16 में डिप्टी कमिश्नर, वेतनमान ₹ 15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600 के रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित 
चयनोंपरान्त निम्नांकित अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनके वर्तमान पदस्थ स्थान पर ही तैनात रखते हुए एतद्द्वारा 
पदोन्नत किया जाता है: 

श्री अरविन्द प्रताप सिंह, 


1 . 


2 . 


श्री दीपक बृजवाल 


2. 


उक्त पदोन्नति आदेश में अधिकारियों के क्रम का ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


राकेश शर्मा, 


अपर मुख्य सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त , 2015 ई० ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 


509 


. 


पशुपालन अनुभाग -1 

अधिसूचना 

03 जून , 2015 ई ० 
संख्या 464 / XV - 1/ 15/7( 25 )07- श्री राज्यपाल महोदय, पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के 
नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम सं 0 27 वर्ष 2009) की धारा -6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग करके ग्लैण्डर्स रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में अश्ववंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं 
तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित ग्लैण्डर्स रोगग्रस्त क्षेत्रों एवं हरिद्वार जनपद 
में अश्ववंशीय पशु मेले, घुड़दौड़, अश्व प्रदर्शनियाँ, खेल एवं अश्ववंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त 
गतिविधियों को निरूद्ध किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2015 तक प्रभावी होगी । 

आज्ञा से , 


2 . 


डा ० रणवीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -3 

कार्यालय ज्ञाप 

30 जून , 2015 ई ० 
संख्या 1015 / XXVIII- 3-2015-90/ 2008-- श्री आर0 एस0 रावत प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) वेतनमान 
₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 6600 को नियमित चयनोपरान्त विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी), वेतनमान ₹ 15600-39100 
ग्रेड पे ₹ 6600 पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पद पर 01 वर्ष परिवीक्षा अवधि विहित होने के दृष्टिगत् श्री रावत को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की 
तिथि दिनांक 30-06-2015 तक परिवीक्षा में रखा जायेगा । 

आज्ञा से , 


2 . 


ओम प्रकाश , 


प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -6 

अधिसूचना 
त्यागपत्र की स्वीकृति 

07 जुलाई , 2015 ई ० 
संख्या 914 / बीस-6 / 01 (05 )2014 -निदेशक , अभियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या - अमि 0नि 0 / 
अनु ० - एक / 36(38-2012) / 340, दिनांक 11-05-2015 एवं पत्र संख्या - अभि 0 नि 0 / अनु ० - एक / 36 (38--2012) / 420 , 
दिनांक 07-06-2015 के क्रम में कु 0 मंजू देवी, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनपद हरिद्वार के पत्र दिनांक 
06-05-2015 द्वारा सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने के दृष्टिगत , उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्यागपत्र 
नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा कु ० मंजू देवी का त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


मनीषा पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


510 


उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2015 ई ० ( श्रावण 10 , 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
सिंचाई अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

29 जून, 2015 ई ० 
संख्या 1071 / II - 2015-01 ( 90 )/ 2003-सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संगणक से सहायक 
अभियन्ता (सिविल ) के पद पर चयन वर्ष 2014-15 के रिक्तियों के सापेक्ष चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में 
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 07 / 46 / ई -1 / डी 0 पी 0 सी 0(ए0 ई 0) / 2014-15, दिनांक 16-04-2015 
द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित संगणकों को सहायक अभियन्ता (सिविल ) वेतनमान ₹ 15600-39100 
एवं सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नानुसार पदोन्नत किये जाने की 
श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्रम० सं ० 

अभ्युक्ति 


नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री कैलाश चन्द्र कपिलाश्रमी 
श्री ललित मोहन पाण्डेय 


2 . 


रिक्त पद 
श्री करण सिंह पडियार, सहायक अभियन्ता के दिनांक 30-06-2015 
को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष 


2 . 


उक्त पदोन्नति आदेश मा 0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385/2011 , श्री गोपाल सिंह मेहरा 
एवं अन्य बनाम राज्य में होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे । 

पदोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के 
आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 


3 . 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 


सचिव । 


श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग 

विज्ञप्ति / त्याग - पत्र 

02 जुलाई , 2015 ई ० 
संख्या 705 / VIII/15-27( ई ० एस० आई०)/ 2014-निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना , उत्तराखण्ड, देहरादून 
के पत्रांक पी 0एफ 0 / कराबीयो / 2015-16 / 994, दि 0 06-05-2015 के साथ संलग्न डॉ ० अभिषेक नौटियाल, 
चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, निदेशालय, जिला- देहरादून के प्रार्थना - पत्र दि 0 24 अप्रैल, 
पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग - पत्र नियमावली, 2003 के नियम -5 के अधीन दिनांक 
24 अप्रैल, 2015 से चिकित्साधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, निदेशालय के पद से डॉ ० अभिषेक नौटियाल , 
का त्याग - पत्र स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2015 


आज्ञा से , 


आर0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त , 2015 ई ० ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 


511 


समाज कल्याण अनुभाग -01 

अधिसूचना 

04 जुलाई , 2015 ई ० 
संख्या 749 / XVII- 1/ 2015-01( 36)/ 2015- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग 
अधिनियम, 2015 ( उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या -16 , सन् 2015) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 
उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनार्थ 
उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग ज्ञात नाम से एक आयोग गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


पी 0 एस 0 जंगपांगी, 

सचिव । 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 
नियुक्ति / तैनाती संशोधन 

06 जून, 2015 ई ० 
संख्या 882 / XXVIII - 2/ 15-01 (14)2015 T.C.- 11- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , 
उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या -2प / रा 0 पु 0 / 16 / 2015 / 10502, दिनांक 30 अप्रैल, 2015 के क्रम में शासन 
की अधिसूचना संख्या -630/XXVIII -2/01 (14) 2015, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 द्वारा डा ० नैना टम्टा नवनियुक्त 
चिकित्साधिकारी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग के अधीन की गई तैनाती को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, उन्हें 
जी ० एस० माहरा राजकीय चिकित्सालय , रानीखेत , अल्मोड़ा में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उपरोक्त वर्णित अधिसूचना संख्या -630 / XXVIII-2/01(14) 2015, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाये । अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल, 2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी । 


2 . 


अधिसूचना 
नियुक्ति / तैनाती संशोधन 

08 जून, 2015 ई ० 
संख्या 1070 / XXVIII-2/ 15-01 (14) 2015 T.C. - 111-महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 
उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-2प / रा ० पु 0 / 16 / 2015 / 11273, दिनांक 11 मई , 2015 के क्रम में शासन की 
अधिसूचना संख्या -630/ XXVIII-2/01(14)2015, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 द्वारा डा0 लिली उप्रेती, नवनियुक्त चिकित्साधिकारी 
की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ के अधीन की गई तैनाती को एतद्वारा निरस्त करते हुए, उन्हें सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र , भवाली, नैनीताल में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उपरोक्त वर्णित अधिसूचना संख्या -630 /XXVIII -2/01(14)2015, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाये । अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल, 2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी । 


2 . 


आज्ञा से , 


बी ० आर० टम्टा , 

अपर सचिव । 


512 


उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2015 ई० ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


वन एवं पर्यावरण विभाग 


प्रेषक , 


सं0-47 / अ ० स ० वन / 15 


पी ० के ० पात्रों , 
अपर सचिव , वन , 

उत्तराखण्ड शासन । 
सेवा में , 


प्रमुख सचिव , 


वन एवं पर्यावरण विभाग , 
उत्तराखण्ड शासन । 

09 जून, 2015 ई ० 
महोदय , 

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 के आदेश संख्या -2123 / X- 1-2015-04( 01)/2015, दिनांक 
03 जून, 2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पद पर स्थानान्तरण किया गया है । उक्त 
आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी आज दिनांक 09 जून, 2015 के अपरान्ह से अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण के 
पद का कार्यभार श्रीमती मीनाक्षी जोशी, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण को सौंपते हुए कार्यमुक्त हो रहा हूँ । 


पी 0 के 0 पात्रों, 
अपर सचिव । 


वन एवं पर्यावरण 

अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

12 जून, 2015 ई ० 
संख्या 778 / X -1-2015-04( 23)/ 2009– श्री गिरिजा शंकर पाण्डे ( भा ० व ० से0-1992 ) को कार्यभार ग्रहण करने 
की तिथि से मुख्य वन संरक्षक पे बैण्ड -4 वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड पे ₹ 10,000 के पद पर पदोन्नति प्रदान 
किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
रमेश चन्द्र लोहनी, 

अपर सचिव । 


उच्च शिक्षा ( नवसृजित ) अनुभाग -3 

अधिसूचना 

26 जून , 2015 ई ० 
संख्या 718 / XXIV( N- 3)-162 (6)/12/2015- श्री राज्यपाल महोदय , मदरहुड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 
{ उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2015, एवं विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्याः 343/ XXXVI (3)/ 
2015/82( 1)/2014, दिनांक 19 जनवरी , 2015} की धारा -1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उपरोक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए एतद्वारा दिनांक 26 जून, 2015 की तारीख नियत करते हैं । 


आज्ञा से , 


राधिका झा , 
प्रभारी सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई0 ) 31 हिन्दी गजट / 421 -भाग 1-2015 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , 

रुड़की । 


. 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अगस्त, 2015 ई0 ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि नको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 


June 18, 2015 


No. 191/UHC /XIV /12/Admin.A /2008 --SriAshutosh KumarMishra, Civil Judge ( Sr. Div.), Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 18-05-2015 to 29-05-2015 with permission to prefix 17-05-2015 as 
Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


June 18, 2015 
No. 192 /UHC /XIV / 20 /Admin.A /2008 -- Ms. Meena Deopa , Civil Judge (Sr. Div.), Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 10 days w.e.f.01-06-2015 to 10-06-2015 with permission to prefix 31-05-2015 as 
Sunday. 

NOTIFICATION 


June 18, 2015 
No. 193 UHC/XIV -a/41/Admin.A /2013 -- Sri Sushil Tomar, 2nd Additional District & Sessions Judge , 
Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 03-06-2015 to 12-06-2015 with permission to 
suffix 13-06-2015 & 14-06-2015 as second Saturday & Sunday holidays. 


NOTIFICATION 


June 18, 2015 
No. 194 UHC/XIV /38 /Admin.A /2008--Ms. Anita Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun 
is hereby sanctioned medical leave for 44 days w.e.f. 18-04-2015 to 31-05-2015 . 


493 - ख 


494 


Jique TC, 01 31-3 , 2015 $0 ( u 10 , 1937 915 19 ) 


(HNT 1-0 


NOTIFICATION 


June 18 , 2015 
No. 195 /UHC /XIV /95 /Admin.A /2003--Ms.Kusum ,Additional Judge, Family Court, Dehradun is hereby 
sanctioned medicalleave for 13 days w.e.f. 05-05-2015 to 17-05-2015 . 


NOTIFICATION 


June 24 , 2015 
No. 199 UHC /XIV - 1 /Admin.A / 2008 -- Sri Ambika Pant, Chief Judicial Magistrate , Udham Singh Nagar 
is hereby sanctioned medicalleave for 06 days w.e.f. 26-05-2015 to 31-05-2015 . 


NOTIFICATION 


June 24, 2015 
No. 200 /UHC /XIV - 30 /Admin.A /2008 -- SriMan Mohan Singh , Chief Judicial Magistrate , Champawat 
is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 09-06-2015 to 18-06-2015 . 


NOTIFICATION 


June 25 , 2015 
No. 201/UHC/XIV -a -50 /Admin.A /2012 --Ms. Neha Kushawaha, Civil Judge (Jr. Div.), Garur, District 
Bageshwar is hereby sanctioned medical leave for 16 days w.e.f. 30-05-2015 to 14-06-2015 . 


NOTIFICATION 


July 01, 2015 


No. 202 /UHC/XIV /91/Admin.A / 2003 -- Dr. Seash Chandra , Civil Judge (Sr. Div .), Laksar, District Hardwar 
is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 18-04-2015 to 07-05-2015 . 


NOTIFICATION 


July 01, 2015 
No. 203/UHC/XIV / 19 /Admin.A /2008 -- Smt. Geeta Chauhan , Chief JudicialMagistrate, Tehri Garhwal is 
hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 15-06-2015 to 24-06-2015 with permission to prefix 14-06-2015 
as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


July 07, 2015 
No. 204 /UHC /XIV - a /29/Admin.A /2012 -- Ms. Vibha Yadav, the then Civil Judge ( Jr. Div .), Rudrapur, 
District Udham Singh Nagar, presently posted as Assistant Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, 
Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned medical leave for 12 days w.e.f. 15-01-2015 to 26-01-2015 . 


NOTIFICATION 


July 07, 2015 


No. 205 /UHC /XIV -a /34 / Admin.A /2012 --Ms. Niharika Mittal, Civil Judge ( Jr. Div.), Kashipur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 16-06-2015 to 22-06-2015 . 


HT 1-0 ] 


BERGUE TEE, 01 31TKI, 2015 ļo (Siqu 10 ; 1937 410 +961) 


495 


NOTIFICATION 

July 08 , 2015 
No. 206 / UHC /XIV -a /44/Admin.A / 2012 -- Sri Sachin Kumar, Civil Judge (Jr. Div .), Srinagar, District 
Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 15-06-2015 to 27-06-2015 with permission 
to prefix 13-06-2015 & 14-06-2015 as second Saturday and Sunday holidays repectively. 


NOTIFICATION 

July 08 , 2015 
No. 207 /UHC /XIV /62/Admin.A / 2004 -- Sri AmitKumar Sirohi, Judge , Family Court Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 23-06-2015 to 03-07-2015 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH 

ON HANDING OVER 
CHARGE-CERTIFICATE 

May 23/25 , 2015 
No. 224 (VII)/ -05-2015 --Certified that the office ofDistrict & Sessions Judge, Pithoragarh is transferred 
on proceeding to earned leave w.e.f. 25-05-2015 to 03-06-2015 with permission to prefix Sunday on 24-05-2015 , in 
anticipation of being sanctioned of the earned leaves by Hon ble High Court of Uttarakhand , Nainital, as 
hereinafter denoted, in the afternoon of23-05-2015 . 


ON TAKING OVER 


CHARGE -CERTIFICATE 


June 04 , 2015 


No. 244 ( IX )/1-05-2015 --Certified that the office of District & Sessions Judge, Pithoragarh is taken over 
after availing the earned leave w.e.f. 25-05-2015 to 03-06-2015 with permission to prefix Sunday on 24-05-2015 , 
under the order of Hon ble High Court of Uttarakhand , Nainital, vide letter no . 3483/XIV -2/Admin.A /2006 dated 
May 23, 2015 , as hereinafter denoted , in the forenoon of 04-06-2015 . 


SIKAND KUMAR TYAGI, 
District & Sessions Judge . 

Pithoragarh . 


Counter - Signed, 


Sd/-(Illegible ) 
RegistrarGeneral, 
High Court of Uttarakhand , 
Nainital. 


496 


उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2015 ई ० (श्रावण 10. 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

CHARGE CERTIFICATE 
(Handing over on retirement) 

June 30, July 01 , 2015 
No. 4110 /Admn. ( A )-UHC /2015 -- CERTIFIED that the Office of the Assistant Registrar, High Court of 
Uttarakhand ,Nainital,was transferred on retirement after superannuation , as herein denoted in the afternoon 
of 30 June, 2015 . 


C.S.ADHIKARI, 
Relieved Officer. 


Counter Signed , 


D.P.GAIROLA, 

Registrar General, 
High Court of Uttarakhand , 

Nainital. 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून 

आदेश 


01 अप्रैल , 2015 ई ० 
संख्या 876 / प्रशासन / लाइसेंस / 2015 - थानाध्यक्ष, थाना पटेलनगर , देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है 
कि दिनांक 16-02-2015 को श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री आर0 डी 0 सिंह, ब्रहमपुरी, देहरादून द्वारा शराब का सेवन कर 
वाहन संख्या यूके -07 सीए1-2462 हल्का परिवहन यान का संचालन किया जा रहा था जिससे एक मोटर साईकिल को 
टक्कर लगने के कारण मोटर साईकिल सवार व्यक्ति घायल हो गये । थानाध्यक्ष, थाना - पटेलनगर, देहरादून द्वारा उक्त 
अनियमितता के कारण जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन चालक श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री आर डी 0 सिंह, ब्रहमपुरी, 
देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या - यूए -0720050152295 जो कि इस कार्यालय द्वारा हल्का परिवहन यान, पीएसवी 
बस हेतु जारी की गयी है तथा दिनांक 22-03-2017 तक की अवधि के लिए वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति 
की गयी है । उक्त सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत 
डाक से नोटिस संख्या -864, दिनांक 24--03-2015 जारी किया गया है । लाइसेंसधारक उक्त सम्बन्ध में सुनवाई 
हेतु दिनांक 01-04-2015 को उपस्थित हुये । लाइसेंसधारक को सुना गया । सुनवाई के दौरान लाइसेंसधारक द्वारा 
अपने पक्ष में कहा गया कि उनके द्वारा काफी कम मात्रा में शराब का सेवन किया गया था व घटना की तिथि को वह 
आपात स्थिति में किसी बीमार व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल गये थे । उनके द्वारा क्षमायाचना की गयी है तथा भविष्य में 
ऐसी पुनरावृत्ति न करने का कथन किया गया । 

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी के रूप में , मैं , संदीप सैनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चालन अनुज्ञप्ति को दिनांक 
01-04-2015 से दिनांक 30-06-2015 तक की अवधि के लिए निलंबित करता हूँ । लाइसेंसधारक द्वारा निलंबन अवधि 
समाप्त होने पर किसी अधिकृत चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग कर प्रमाण - पत्र 
प्रस्तुत करने पर लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा । 


संदीप सैनी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

(प्रशारान). देहरादून । 


497 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2015 ई० (श्रावण 10. 1937 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


30 जून , 2015 ई ० 
पत्रांक 2268 / टी 0 आर 0 / पंजी० नि ० / URN- 9030 / 2015-वाहन संख्या URN-9030 मॉडल 1982 , चेसिस 
संख्या 344073123269 तथा इंजन नं 0 692001130277 कार्यालय में श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी इन्द्रा 
कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 29-06-2015 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 30-06-2015 तक जमा है । वाहन 
फाइनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । 

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या URN-9030 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073123269 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

30 जून , 2015 ई ० 
पत्रांक 2269 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6CA- 6508 / 2015- वाहन संख्या UKOBCA-6508 मॉडल 2014, 
चेसिस संख्या 14UK0601021 कार्यालय में श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी सहदौरा आंशिक, त० किच्छा, 
जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 27-06-2015 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन 
की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने 
के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 30-06-2015 तक जमा है । वाहन फाइनेंस से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या 
अंकित है । 

उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UKO6CA-6508 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 14UK0601021 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


498 


उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2015 ई० ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

30 जून, 2015 ई ० 
पत्रांक 2272 / लाइसेंस / 2015 - श्री समीर भसीन पुत्र श्री सुशील भसीन, निवासी ए / पी कल्याणपुर , 
रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर का लाइसेंस संख्या 46989 / एनटी / यूएसएन / 07 जो दिनांक 01--05-2007 को 
जारी किया गया है तथा दिनांक 14-05-2024 तक मोटर कार एवं मोटर साईकिल (एन टी ) हेतु वैध है , को वाहन 
संख्या DLOCAKO366 के दिल्ली में संचालन के दौरान पुलिस चालान संख्या 1827-00233-1 के द्वारा एम ० वी ० एक्ट 
की धारा 185 के अन्तर्गत चालान किया गया । जिस पर श्री अमृता टोंग एम ० एम ० / पीएचसी / एनडी / 27-02-2015, 
मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, रूम नं 16, पटियाला हाऊस कोर्ट , नई दिल्ली द्वारा चालक को धारा 185 के तहत दोषी 
पाये जाने पर लाइसेंस को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 20(2 ) के तहत लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को पृष्ठांकन 
हेतु प्रेषित किया है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर यान अधिनियम , 
1988 की धारा -20(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चालान अनुज्ञप्ति संख्या 46989 / एनटी / यूएसएन / 07 
को दिनांक 27-02-2015 से 6 माह हेतु निरर्ह ( DISQUALIFIED ) करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी, 

प्रशासन , ऊधमसिंह नगर । : 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

04 जुलाई , 2015 ई ० 
पत्रांक 2292 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6U -1441 / 2015-वाहन संख्या UK06U-1441 मॉडल 2011 , 
चेसिस संख्या MA1YA2BVNB2K38588 तथा इंजन नं 0 BVB4K18603 कार्यालय में मैसर्स ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कं 0 
लि 0 काला दूंगी रोड़, हल्द्वानी के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 04-07--2015 को आवेदन - पत्र के साथ 
वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने 
के कारण मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है । 
वाहन फाइनेंस से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UKO6U -1441 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1YA2BVNB2K38588 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

09 जुलाई , 2015 ई ० 
पत्रांक 2304 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP22-3882 / 2015- वाहन संख्या UP22-3882 मॉडल 1993. चेसिस 
संख्या 616RD401327 तथा इंजन नं 0 616969066804 कार्यालय में कोलम्बस पब्लिक स्कूल, बाली बिहार, मॉडल 
कॉलोनी, रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 02-07-2015 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन संचालन 


499 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2015 ई ० ( श्रावण 10 , 1937 शक सम्वत् ) 
की समय सीमा पूरी होने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-07-2015 तक जमा है । वाहन फाइनेंस 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का 
मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय 
की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता 


है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP22-3882 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 616RD401327 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 31 हिन्दी गजट / 421 -भाग 1 - क -2015 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अगस्त, 2015 ई0 ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
I, Nitin Muyal son ofPrem Prakash Muyalhave changed my namefrom Nitin Muyal to Nitin Prakash . 
In future I should be known by the name Nitin Prakash , Residence: Prakash Villa , 65 / 15A , Rajpur Road , 
Dehradun. 

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


नाम : नितिन प्रकाश , 
पुत्र श्री प्रेम प्रकाश मुयाल , 
पता : प्रकाश विल्ला , 65 / 15A, 
राजपुर रोड़ , देहरादून -248 001 । 


सूचना 
I, RohitMuyal son ofPrem Prakash Muyalhave changed my name from RohitMuyal to Mayank Prakash . 
In future I should be known by the name Mayank Prakash , Residence : Prakash Villa , 65 / 15A , Rajpur Road, 
Dehradun . 

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


नाम: मयंक प्रकाश , 
पुत्र श्री प्रेम प्रकाश मुयाल , 
पता : प्रकाश विल्ला , 65 / 15A, 
राजपुर रोड़, देहरादून -248 001 । 


225 - ट 


226 


उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त , 2015 ई ० ( श्रावण 10, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


सूचना 
I, Sunita Muyal alias . Sunita wife of Prem Prakash Muyal have changedmyname from Smt. Sunita Muyal 
to Smt. Sunita Prakash . In future I should be known by the name Smt. Sunita Prakash , Residence : Prakash 
Villa , 65 / 15A , Rajpur Road, Dehradun . 

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 


नाम : श्रीमती सुनीता प्रकाश , 
पत्नी श्री प्रेम प्रकाश मुयाल, 
पता : प्रकाश विल्ला , 65 / 15A, 
राजपुर रोड़, देहरादून -248 0011 


पी ० एस० यू ० ( आर0 ई0 ) 31 हिन्दी गजट / 421 - भाग 8–2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


